598 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 5. 1984 (JYST . 15, 1906 SAKA ) 


PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 7 मई , 1984 


क्रमांक 538 - ज- ( II ) -84/ 12863.- श्री मोहर सिंह पुत्र श्री चेतराम . गांव बवानिया , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ 
की दिनांक 8 अक्तूबर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 
3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री मोहर सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे 
हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1951 - ज - 1-74/ 30171 , दिनांक 11सितम्बर , 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज 
1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती गोरां देवी के नाम खरीफ , 1984 
से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 585- ज- ( I ) -84/12867.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती जीत कौर विधवा श्री गुरचरण सिंह गांव शाहबाद मारकन्डा, तहसील थानेसर, जिला 
कुरुक्षेत्र को रबी , 1981 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 485- ज ( II ) -84/12871.-~- श्री कृपाराम पुत्र श्री महीया राम गांव जैतपुर, तहसील झज्जर ( अब कोसली ) , 
जिला रोहतक की दिनांक 2 सितम्बर , 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा .4 एवं 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 
3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कृपा राम की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 313 -ज-II - 79/ 16779, दिनांक 7 अप्रैल , 1978 द्वारा मंजूर की गई थी , अब सकी विधवा श्रीमती 
चलती के नाम रवी 1979 से 153 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद् में दी गई शर्तों के अन्तर्गत 
प्रदान करते हैं । 


दिनांक 8 मई , 1984 


क्रमांक 560- ज-( II ) -84/ 12980.- श्री गंगा सहाय पुत्र श्री मोटूराम गांव विसोहा, तहसील कोसली, जिला रोहतक की 
दिनांक 26 जून, 1982 को हुई मृत्यु क परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वीपंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) 3 (ए ) के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गंगा सहाय की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
2109- ज- II - 73/ 26765, दिनांक 4 सितम्बर, 1973 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज- I - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 
1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती जीवनी देवी के नाम रबी 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनदेमें दी 
गई शर्तों के अन्र्तगत प्रदान करते 


दिनांक 21 मई , 1984 


. 


क्रमांक 634 - ज ( II ) -84/ 14179.- श्री राये सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह गांव छोछी , तहसील झज्जर , जिला रोहतक की 
दिनांक 12 दिसम्बर , 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( ए ) तथा 3 
( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राये सिंह की म ब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3575 - ज- II - 72/ 38977, दिनांक 19 अक्तूबर, 1972 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती दाना के नाम खरीफ 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


